रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. 0. L.-33004/99 


गुारत = राजपत्र 


Che Gazette of india 


सी.जी.-डी.एल.-अ.-21052024-254280 
CG-DL-E-21052024-254280 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 
भाग तर--खण्ड 3—34-@u¢ (ii) 
PART II—Section 3—Sub-section (ii) 


प्राधिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 
सं. 1933] नई दिल्‍ली, मंगलवार, मई 21, 2024/वैशाख 31, 1946 
No. 1933] NEW DELHI, TUESDAY, MAY 21, 2024/VAISAKHA 31, 1946 


सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय 


अधिसूचना 
नई दिल्‍ली, 21 मई, 2024 


का.आ. 2032(अ).--केन्द्रीय सरकार ने, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके 
पश्चात्‌ उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के सड़क 
परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 523 तारीख 05/02/2024, जो भारत के राजपत्र, 
असाधारण, भाग 1, खण्ड 3, उपखंड (ii) AH प्रकाशित की गई थी, द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य के मुज़फ्फरनगर जिले में 
एन0एच0-344जी के कि.मी. 41.75 से कि.मी.55.92 (छः लेन एक्सेस कन्ट्रोल दिल्‍ली-सहारनपुर-देहरादून इकोनोमिक 
कारिडोर का निर्माण) तक के राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण (चौड़ा करने / चार लेन का बनाने, आदि), अनुरक्षण, प्रबंधन और 
प्रचालन के लिए उस अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा की थी ; 


और उक्त अधिसूचना का सार उक्त अधिनियम की धारा 3क की उपधारा (3) के अधीन तारीख "15.03.2024" 
को "आज " और "दी टॉईम्स ऑफ इन्डिया" दोनों में प्रकाशित किया गया था ; 


जबकि सक्षम प्राधिकारी को धारा 3-ग के तहत दायर आपत्ति प्राप्त हुई है, जिस पर विचार किया गया है और 
उसका उचित रूप से निपटान किया गया; 


और सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार को अपनी 
रिपोर्ट दे दी है ; 


3116 01/2024 (1) 


2 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)] 


अतः अब, केन्द्रीय सरकार, सक्षम प्राधिकारी की उक्त रिपोर्ट प्राप्त हो जाने पर और उक्त अधिनियम की धारा 3घ 
की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का 
पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए अर्जन किया जाना चाहिए ; 

और अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (2) के अनुसरण में यह घोषणा करती है कि 
इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन पर, उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर आत्यन्तिक रूप 
से केन्द्रीय सरकार में निहित हो जाएगी | 

अनुसूची 
उत्तर प्रदेश राज्य के मुज़फ्फरनगर जिले में एन0एच0-344जी के कि.मी. 41.75 से कि.मी. 55.92 (छः लेन एक्सेस 
कनन्‍्ट्रोल दिल्‍ली-सहारनपुर-देहरादून इकोनोमिक कारिडोर का निर्माण) के लिए अर्जन की जाने वाली संरचना सहित अथवा 
संरचना रहित विवरण। 


राज्य का नाम: उत्तर प्रदेश जिले का नाम: मुज़फ्फरनगर 


क्रमिक || सर्वेक्षण | भूमिका | भूमि की प्रकृति || भूमि का क्षेत्रफल भूस्वामी/ हितबद्ध व्यक्तियों का नाम 
संख्या संख्या प्रकार (हेक्टेयर में) 
ine 2 ॥ | 1२ 


तालुक का नाम: बुढ़ाना 


| 


गांव का नाम: VST मस्तान 


1 11 निजी कृषि 0.0535||साहब सिंह / गोहरा / करौदा प्रवीण / शीतल सिंह / 
करौदा प्रदीप / शीतल सिंह / करौदा राजबाला / शीतल 
सिंह / करौदा विपिन मलिक Sh बबलू / जगमेर सिंह / 
करौदा कपिल मलिक / जगमेर सिंह / करौदा नीरज 
कुमार / साहब सिंह / करौदा दीपक मलिक / साहब सिंह 
/ करौदा अनुराग मलिक / साहब सिंह / करौदा श्रीमती 
शिक्षा / उदयवीर / करौदा राजेन्द्र सिंह / कटार सिंह / 
करौदा उदयवीर सिंह / Here सिंह / करौदा श्रीमती 
सीमा मलिक / करौदा / नि.ग्राम दीपांशु मलिक / करौदा 
/ नि.ग्राम हिमांशु सिंह / करौदा / नि.ग्राम 


2 18 निजी कृषि 0.0386||सुरेशपाल / भवर सिंह / करौदा सुधीर कुमार / भवर 
सिंह / करौदा सुनील कुमार / भवर सिंह / करौदा संजीव 
कुमार / बलजोर सिंह / नि0 ग्राम अमित कुमार / 
बलजोर सिंह / नि0 ग्राम 

3 19 निजी कृषि 0.019|1) कृष्णपाल/बदलू/करौदा 2) प्रदीप कुमार/दत्तक पुत्र 
हरबीर सिंह/करौदा हाल निवसी गणपति विहार 
कंकरखेडा मेरठ 3) हुकमा/खजान/करौदा 

गांव का नाम: फुगाना 


गांव का नाम: फुगाना 


4 238 निजी कृषि 0.0108|आओमप्रकाश / मुन्शीलाल / नि. ग्राम, महावीरसिंह / 
चरणसिंह / जन. ग्राम, सतप्रकाश / चरणसिंह / जन. 
ग्राम, मोहनवीर / चरणसिंह / जन. ग्राम, रामवीर / 
चरण / नि. ग्राम, राजवीर, सिंह, देशवीर, उत्तमवीर 

शीतल सिंह नि0 ग्राम , श्रीमती महाबीरी पत्नी 


[भाग 1--खण्ड 3(ii)] भारत का राजपत्र : असाधारण 3 


सत्यप्रकाश निवासी फुगाना परगना कॉधला तहसील 
बुढाना जिला मु0नगर जयवीर सिंह / अजबसिंह / नि. 
ग्राम, सुरेन्द्रपाल / अजबसिंह / नि. ग्राम, महावीर सिंह / 
चरण सिंह / नि. ग्राम, सत्यप्रकाश / चरण सिंह / नि. 
ग्राम, मोहनवीर सिंह / चरण सिंह / नि. ग्राम, 


0.039||चरणसिंह / कदम सिंह / नि.ग्राम, सहजोर सिंह / इलम 
सिंह / नि.ग्राम, ब्रजमोहन / इलम सिंह / नि.ग्राम, 
यशपाल सिंह / भवर सिंह / डूंगर, रमेशपाल सिंह / 
भवर सिंह / डूंगर, 
गांव का नाम: डूंगर 


0.0448||1) कमल/राजकुमार/नि. ग्राम 2) श्रीमती 
राजवीरी/राजकुमार/नि. ग्राम 
कृषि 0.0517|1) प्रवीण कुमार/निरंजन सिंह/नि. ग्राम 2) श्रीमति 
वीरमति/स्व0 निरंजन सिंह/नि. ग्राम 3) सुधीर 
कुमार/निरंजन सिंह/नि. ग्राम 


गाव का नाम: राजपुर छाजपुर 


B 1017 निजी कृषि 0.0836|1) पवन कुमार राणा/तेजपाल सिंह/नि.ग्राम 
P 1024 निजी कृषि 0.0251|/1) पवन कुमार राणा/तेजपाल सिंह/नि.ग्राम 2) श्रीमती 
सरोज देवी/तेजपाल सिंह/नि. ग्राम 
10 1198 निजी कृषि 0.120111) परमबीर/धर्मवीर सिंह/नि.ग्राम 2) श्रीमती 
राजकुमारी॥/धर्मवीर सिंह/नि.ग्राम 
1199 कृषि 0.0186||कर्मवीर / यशपाल / नि.ग्राम सागर ना0बा0 आयु 16 
वर्ष / यशपाल सर0 श्रीमती सुमन (माता) / नि.ग्राम 
श्रीमती सुमन / यशपाल / नि.ग्राम 
1228 0.0217|1) ओमवती/धर्म सिंह/नि.ग्राम 2) दीपक/धर्म 
सिंह/नि.ग्राम 3) सचिन/धर्म सिंह/नि.ग्राम 
2013 0.0272|1) सुरेन्द्र पाल/उदे सिंह/नि.ग्राम 


2128 कृषि 0.0191|1) पवन कुमार/पदम सिंह/नि.ग्राम 
639/2217 |निजी कृषि 0.017|1) श्रीमती . शिमला/वेदप्रकाश/एनआई.विलेज 


कृषि 0.0161|[1) देवराज।देवेन्द्र सिंह/नि.ग्राम 2) श्रीमती 
उर्मिला/दिवेन्द्र सिंह/नि.ग्राम 3) सनी कुमार/दिवेन्द्र 
सिंह/नि.ग्राम 


गांव का नाम: करौंदा 


कृषि 0.0276|“धर्मवीर/जहान सिंह/निरपदा राजीव/राजसिंह/नि. ग्राम 
संजीव/राजसिंह/नि. ग्राम ईश्वर सिंह/रिसाल सिंह/नि 
ह/नि. ग्राम श्रीमती। 


4 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)] 


बलजीतो/स्वर्गीय ज्ञान सिंह/श्री. ग्राम आशीष कुमार 


एन.ए. उम्र 16 वर्ष / धर्मेन्द्र सर मेक सिंह (बाबा) / नि. 
ग्राम जगवीर सिंह/कर्म सिंह/नि. ग्राम 
_लखपत/कर्मसिंह/नि. ग्राम श्याम सिंह/कर्म सिंह/नि. ग्राम 
ब्रह्म सिंह/कर्म सिंह/नि. ग्राम ओमपाल/कर्मसिंह/नि. ग्राम 
ओमवीर सिंह/कर्म सिंह/नि. ग्राम 


बीरसिंह / छत्तरसिंह / नि. ग्राम तेजपाल / erat / नि. 
ग्राम यशपाल / हूक्मा / नि. ग्राम नरेश कुमार / BAT / 
नि. ग्राम सुरेश कुमार / BRAT / नि. ग्राम अजय / EAT 
/ नि. ग्राम नकुल / हक्‍्मा / नि. ग्राम श्रीमति Hart / स्व0 
erat / नि. ग्राम श्रीमति कमला देवी / जगरोशन / नि. 
ग्राम चहन सिहं / दलेल / नि. ग्राम महक सिहं / दलेल / 
नि. ग्राम मेघसिहं / दलेल / नि. ग्राम ब्रहम पाल / दलेल 
/ नि. ग्राम रिषीपाल / रामकि शन / नि. ग्राम प्रदीप उर्फ 
दीपक / रामकि शन / नि. ग्राम सुधीर / रामकि शन / 
नि. ग्राम श्रीमति महेन्द्री / रामकिशन / नि. ग्राम 
वेदपाल / दत्तक उमराव सिंह / नि.ग्राम चरण सिंह / 
कलीराम / लॉक 


0474 ||1) सत्यवीर/सूरज मल/नि. ग्राम 
Total 0.7494 


[फा. सं. NHAI/PIU-BPT/2020/101 1 (3a-GF)/3D] 
अभय जैन, उप सचिव 


MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS 
NOTIFICATION 
New Delhi, the 21st May, 2024 


9.0. 2032(E).—Whereas by the notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport 
and Highways, 523 Dated:05/02/2024 , published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub- 
section (ii) issued under sub-section (1) of section 3A of the National Highway Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter 
referred to as the said Act), the Central Government declared its intension to acquire the land specified in the Schedule 
annexed to the said notification for building (widening/four-laning, etc.), maintenance, management and operation 
of NH-344G in the stretch of land from Km. 41.75 to Km. 55.92 (Development of six lane access control greenfield 
highway of Delhi-SaharanpurDehradun economic corridor) in the district of MUZAFFARNAGAR in the state of 
UTTAR PRADESH 

And whereas the substance of the said notification has been published in “Aaj” and “The Times of India” 
both dated 15.03.2024; under sub-section (3) of section 3A of the said Act; 


And whereas the Competent Authority has received objections filed under Section 3-C, considered and 
settled the same appropriately; 


And whereas, in pursuance of sub-section (1) of section 3D of the said Act, the competent authority has 
submitted its report to the Central Government; 


Now, therefore, upon receipt of the said report of the competent authority and in exercise of the powers 
conferred by the sub-section (1) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that the land 
specified in the said Schedule should be acquired for the aforesaid purpose; 


And further, in pursuance of sub-section (2) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby 
declares that on publication of this notification in the Official Gazette, the land specified in the said Schedule shall 


[भाग 1--खण्ड 3(ii)] भारत का राजपत्र : असाधारण 5 


vest absolutely in the Central Government, free from all encumbrances. 
SCHEDULE 


Brief description of the land to be acquired, with or without structure, falling within the NH-344G in the 
stretch of land from Km. 41.75 to Km. 55.92 (Development of six lane access control greenfield highway of 
Delhi-SaharanpurDehradun economic corridor) in the district of MUZAFFARNAGAR in the state of UTTAR 
PRADESH 


State: UTTAR PRADESH District: MUZAFFARNAGAR 


Sl. No. ||Survey/Plot|| Type of Land Nature of Area Name of Land Owner/Interested Person 
Number Land (in Hectares) 
1 ee Sees ae Ee EE aa 
Taluk: Budhana 
Village: Khera Mastan 


1 11 Private Agriculture 0.0535]/Saheb Singh / Gohra / Karaunda Praveen / Sheetal 
Singh / Karaunda Pradeep / Sheetal Singh / Karaunda 
Rajbala / Sheetal Singh / Karaunda Vipin Malik alias 
Bablu / Jagmer Singh / Karaunda Kapil Malik / 
Jagmer Singh / Karaunda Neeraj Kumar / Saheb Singh 
/ Karaunda Deepak Malik / Saheb Singh / Karaunda 
Anurag Malik / Saheb Singh / Karaunda Mrs. 
Education / Udayveer / Karaunda Rajendra Singh / 
Katar Singh / Karaunda Udayveer Singh / Katar Singh 
/ Karaunda Mrs. Seema Malik / Karoda / N. Village 
Dipanshu Malik / Karaunda / N. Village Himanshu 
Singh / Karaunda / N. Village 


2 18 Private Agriculture 0.0386]/Sureshpal / Bhawar Singh / Karaunda Sudhir Kumar / 
Bhawar Singh / Karaunda Sunil Kumar / Bhavar 
Singh / Karaunda Sanjeev Kumar/Baljor 
Singh/Ni. Village Amit Kumar / Baljor Singh / Village 

3 19 Private Agriculture 0.019]|1) Krishnapal/Badlu/Karaunda 2) Pradeep 
Kumar/adopted son Harbir Singh/Karoda Hall 
resident Ganpati Vihar Kankarkheda Meerut 3) 
Hukma/Khajan/Karaunda 


Village: Fugama 


4 238 Private Agriculture 0.0108]/Omprakash / Munshilal / R.S. gram, Mahavir Singh / 
Charan Singh / R.S. gram, Satprakash /Charan Singh / 
R.S. gram, Mohanveer / CharanSingh/ R.S. gram, 
Ramveer / Charanha / R.S.gram, Rajveer Singh, 
Deshveer, Uttamveer sons, Sheetal Singh Village 
Resident, Mrs. Mahabiri wife of Satyaprakash resident 
Fugana Pargana Kaadhla Tehsil Budhana District, 
Mu. Nagar, Jayveer Singh / Ajab Singh/ 1२.8. gram, 
Surendrapal / Ajab Singh / R.S. gram, Mahavir Singh 
/ Charan Singh/R.S. gram, Satyaprakash / Charan 
Singh /R.S. gram, Mohanveer Singh / Charan Singh / 
R.S. gram, 


5 441 Private Agriculture 0.039]|Charan Singh / Kadam Singh / R.S.gram, Sahajor 
Singh / Tam Singh / R.S.gram, Brajmohan / lam 
Singh /R.S.gram, Yashpal Singh / Bhawar Singh/ 
Dungar, Ramesh Pal Singh / Bhawar Singh /Dungar, 


Village: Dungar 


| | 750 Private Agriculture 0.0448]|1) Kamal/Prince/R. Gram 2) Smt. 
Rajviri/Rajkumar/R. Gram 

7 893 Private Agriculture 0.0517]]1) Praveen Kumar/Niranjan Singh/R. Gram 2) Mrs. 
Veermati/Late Niranjan Singh/R. Gram 3) Sudhir 
Kumar/Niranjan Singh/R. Gram 


Village: Rajpur Chhajpur 


6 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)] 


Saroj Devi / Tejpal Singh / N. Village 

1198 Private Agriculture 0.1201)|1) Parambir/Dharamveer Singh/R. Village 2) Smt 
Rajkumari/Dharamveer Singh/R. Village 

1199 Private Agriculture 0.0186]/Karmaveer / Yashpal / N.Gram Sagar N.B. Age 16 
years / Yashpal Sir Mrs. Suman (Mother) / N. Village 
Mrs. Suman / Yashpal / N. Village 

1228 Private Agriculture 0.0217)|1) Omvati/Dharam Singh/R. Village 2) 
Deepak/Dharam Singh/R.Gram 3) Sachin/Dharam 
Singh/Ni.Gram 


2013 Private Agriculture 0.0272]]1) Surendra Pal/Ude Singh/R. Village 
14 2128 Private Agriculture 0.0191}]1) Pawan Kumar/Padam Singh/R. Village 
639/2217 Private Agriculture 0.017}|1) Smt. Shimla/Vedprakash/Ni. Village 


951 Private Agriculture 0.0161}|1) Devraj/Devendra Singh/Ni.Gram 2) Mrs 
Urmila/Devendra Singh/Ni. Village 3) Sunny 
Kumar/Devendra Singh/N.Gram 


Village: Karaunda 


Private Agriculture 0.0276]/Dharamveer / Jahan Singh / Nirpada Rajeev / 
Rajsingh / Ni. Gram Sanjeev / Rajsingh / Ni. Gram 
Ishwar Singh / Risal Singh / Ni. Gram Jaipalsingh / 
Khajansingh / Ni. Gram Mrs. Baljito / Late Gyan 
Singh / Mr. Gram Ashish Kumar N.A. Age 16 years / 
Dharmendra Sir Make Singh (Baba) / N. Gram 
Jagveer Singh / Karm Singh / Ni. Gram Lakhpat / 
Karmsingh / Ni. Gram Shyam Singh / Karm Singh / 
Ni. Gram Brahm Singh / Karm Singh / Ni. Gram 
Ompal/Karmsingh/Ni. Gram Omveer Singh / Karm 
Singh / Ni. Gram 


Private Agriculture 0.0685]|Birsingh / Chhattarsingh / Ni. Gram 
Tejpal/Hukma/Ni. Gram Yashpal / Hukma / Ni. Gram 
Naresh Kumar / Hukma / Ni. Gram Suresh Kumar / 
Hukma / Ni. Gram Ajay / Hukma/ Ni. Gram Nakul / 
Hukma / Ni. Gram Mrs. Kesho / Late Hukma / Ni. 
Gram Smt. Kamala Devi / Jagroshan / Ni. Gram 
Chahan Singh/Dalel/Ni. Gram Mehak Singh / Dalel / 
Ni. Gram Meghsingh / Dalel / Ni. Gram Brahm Pal / 
Dalel / Ni. Gram Rishipal/Ramkishan/Ni. Gram 
Pradeep alias Deepak / Ramkishan / Ni. Gram Sudhir 
/ Ramkishan / Ni. Gram Mrs. Mahendri / Ramkishan / 
Ni. Gram Vedpal / Dattak Umrao Singh / N. Village 
Charan Singh / Kaliram / Lock 


19 341 Private Agriculture 0.0474||1) Satyaveer/Suraj Mal/Ni. Gram 
Total 0.7494 


[F. No. NHAI/PIU-BPT/2020/1011(3a-GF)/3D] 
ABHAY JAIN, Dy. Secy. 


Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064 
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. irnosxumar cy 


VERMA 


